निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 अग्रहायण 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 17 दिसम्बर 2014 


( सं० पटना 1038 ) 


सं0 08 / आरोप - 01 - 220 / 2014सा . - 12485 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


8 सितम्बर 2014 
श्री शशि भूषण पाठक (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 161 / 11 के विरूद्ध तत्कालीन अपर समाहर्ता, 
सुपौल / तत्कालीन प्रभारी जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर पदस्थापन काल में क्रमशः सुपौल जिला के बाढ़ 
राहत कार्य में एवं मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत भू - अर्जन मुआवजा भुगतान आदि में अनियमितता बरतने का आरोप 
प्रतिवेदित किया गया । 

2. प्रतिवेदित उक्त आरोप के आलोक में श्री पाठक से स्पष्टीकरण की मांग की गई । श्री पाठक के विरूद्ध 
गठित आरोप उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, के मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा 
की गई एवं समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संकल्प ज्ञापांक 9483 दिनांक 23.08.2011 द्वारा श्री पाठक 
के विरूद्ध सयुक्त रूप से एक ही संकल्प के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 129 दिनांक 05.05 .2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । 
विभागीय पत्रांक - 9600, दिनांक 14.07. 2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण – पृच्छा की 
गई जिसके आलोक में उनके द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया । 

___ 4. श्री पाठक के विरूद्ध प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित आरोपों 
एवं सुपौल जिला से संबंधित 4 बिन्दुओं के सभी आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया । श्री पाठक के द्वारा 
द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में आरोपवार उत्तर नहीं दिया गया और जाँच प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्यवाही को 


14 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 दिसम्बर 2014 
खानापुरी मात्र बताया गया । श्री पाठक के द्वारा अनावश्यक रूप से कागजातों की माँग की गई जिसका आरोप एवं 
जाँच प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है । 

___ 5. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत श्री पाठक के विरूद्ध बाढ़ राहत 
जैसे महत्वपूर्ण कार्यो का पर्यवेक्षण और अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण क्षमता एवं निष्ठा से नहीं करने का दोषी पाते हुए 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, के नियम - 14 के तहत निम्नलिखित शास्ति 
अधिरोपित किया जाता है : 

i निन्दन । 

ii प्रोन्नति की रोक । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित 
किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1038 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


